: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 ज्येष्ठ , 1937 ( श० ) 
संख्या 375 राँची, शुक्रवार 

29 मई, 2 0 15 ( ई० ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू- अर्जन निदेशालय 


अधिसूचना 


7 मई, 2 0 15 


संख्या- 2 / रा0 स्था0 - 31/ 15 - 19 4 3 / रा.,.. श्री मिथिलेश कुमार झा , कोटि क्रमांक - 6 2 2 / 0 3 ( गृह 
जिला- मुजफ्फरपुर ) जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, गुमला को स्थानांतरित करते हुए जिला भू अर्जन 
पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-2 / रा0 स्था0 -31/ 15- 19 4 4/ रा.,.. श्री जावेद अनवर इदरिसी, कोटि क्रमांक- 84 57 0 3 ( गृह 
जिला- पलामू) जिला भू- अर्जन पदाधिकारी , जामताड़ा को स्थानांतरित करते हुए जिला भू- अर्जन 
पदाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 29 मई , 2 0 15 


प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक- 03 नि ./ न.- 6 6 / 2 0 15 रा. नि . आ .- 1114 , दिनांक 
07 मई , 15 द्वारा आयोग की सहमति प्राप्त है | 


स्थानांतरित/ पदस्थापित पदाधिकारी के स्थानांतरण/ पदस्थापन से संबंधित पूर्व निर्गत 
अधिसूचनाएँ विलोपित समझे जायेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 375 . .50 । 


